OM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 615 


10 श्रावण , 1938 ( श०) 
राँची, सोमवार , 

1 अगस्त , 2016 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 
25 जुलाई, 2016 


संख्या -1/ वरीय स्था०-10-5/ 2010- 2628 - सम्यक विचारोपरान्त , झारखण्ड के राज्यपाल, अधिसूचना 
संख्या-1225 दिनांक 8 जून, 2013 के द्वारा अधिसूचित झारखण्ड उत्पाद सिपाही सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवा 
शर्ते) नियमावली, 2013 में निम्नांकित संशोधन करते हैं एवं यह नियमावली झारखण्ड उत्पाद सिपाही 
सम्वर्ग ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) ( संशोधन ) नियमावली, 2016 कही जाएगी । 


क्रमांक 


झारखण्ड उत्पाद सिपाही सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवा झारखण्ड उत्पाद सिपाही सम्वर्ग (भर्ती एवं | 
शर्ते) नियमावली, 2013 के वर्तमान प्रावधान सेवा शर्ते) ( संशोधन ) नियमावली, 2016 


नियम - 2 - परिभाषाएँ - इस नियमावली में जब तक कोई परिभाषाएँ - इस नियमावली में जब तक कोई 

बात , विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो , बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो , 


(i) राज्य से अभिप्रेत है , झारखण्ड राज्य । | (i) राज्य से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य । 
(ii) राज्य सरकार से अभिप्रेत है, झारखण्ड (ii ) राज्य सरकार से अभिप्रेत है, झारखण्ड 
सरकार । 

सरकार । 
( iii ) विभाग से अभिप्रेत है, उत्पाद एवं मद्य (iii) विभाग से अभिप्रेत है, उत्पाद एवं मद्य 
निषेध विभाग , झारखण्ड सरकार । 

निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 अगस्त , 2016 


( iv ) संवर्ग से अभिप्रेत है, झारखण्ड उत्पाद (iv) संवर्ग से अभिप्रेत है , झारखण्ड उत्पाद 
सिपाही संवर्ग । 

सिपाही संवर्ग । 
( v) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, आयुक्त (v) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, आयुक्त 
उत्पाद , झारखण्ड , रांची । 

उत्पाद, झारखण्ड , रांची । 
( vi ) आयोग से अभिप्रेत है, झारखण्ड कर्मचारी ( vi ) आयोग से अभिप्रेत है , झारखण्ड 
चयन आयोग । 

कर्मचारी चयन आयोग । 
( vii) आयुक्त उत्पाद से अभिप्रेत है, झारखण्ड ( vii) आयुक्त उत्पाद से अभिप्रेत है, झारखण्ड 
उत्पाद अधिनियम 1915, की धारा 7 ( 2 ) (a) के उत्पाद अधिनियम 1915, की धारा 7 ( 2 ) ( a) 
अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी। के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 
( viii) अधिनियम से अभिप्रेत है, झारखण्ड उत्पाद पदाधिकारी । 
अधिनियम, 1915 | 

| ( viii) अधिनियम से अभिप्रेत है , झारखण्ड 
( ix ) नियमावली से अभिप्रेत है , झारखण्ड उत्पाद अधिनियम , 1915 | 
उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) ( ix) नियमावली से अभिप्रेत है , झारखण्ड 
नियमावली, 2013 | 

उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते ) 
( x) झारखण्ड उत्पाद सिपाही संवर्ग से अभिप्रेत नियमावली , 2013 | 
है , झारखण्ड राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध ( x) झारखण्ड उत्पाद सिपाही संवर्ग से 
विभाग के अर्न्तगत निम्नलिखित कोटि के पद : । | अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के उत्पाद एवं 

मद्य निषेध विभाग के अर्न्तगत निम्नलिखित 
कोटि के पद : 


( क ) उत्पाद सिपाही 
( क ) उत्पाद सिपाही 

(xi ) परिशिष्ट से अभिप्रेत है, इस नियमावली 
(xi ) परिशिष्ट से अभिप्रेत है, इस नियमावली 

के साथ सलंग्न परिशिष्ट | 
के साथ सलंग्न परिशिष्ट | 

| ( xii ) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत 
(xii ) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है , 

है , राज्य सरकार द्वारा उत्पाद सिपाही सेवा 
राज्य सरकार द्वारा उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग 

संवर्ग के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए 
के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए गठित 

गठित प्रोन्नति समिति | 
प्रोन्नति समिति । 

( xiii ) विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा 
( xiii) विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा 

नियमावली से अभिप्रेत है, झारखण्ड उत्पाद 
नियमावली से अभिप्रेत है, झारखण्ड उत्पाद एवं 

एवं मद्य निषेध विभागीय प्रशिक्षण एवं 
मद्य निषेध विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा 

परीक्षा नियमावली, 2013 
नियमावली, 2013 

( xiv ) चयन पर्षद् से तात्पर्य है झारखण्ड 
राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली ( पुलिस 
सेवा के लिए भर्ती पद्धति ), 2014 
( यथासंशोधित )) के प्रसंग में नियुक्ति हेतु 
अधिसूचित चयन पर्षद् । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 1 अगस्त , 2016 


नियम - 4 


(i) इस सम्वर्ग में उत्पाद सिपाही का पद (i) इस सम्वर्ग में उत्पाद सिपाही का पद 
आरम्भिक प्रवेश बिन्दु या मूल पद होगा जिसके आरम्भिक प्रवेश बिन्दु या मूल पद होगा 
शत- प्रतिशत पदों पर इस नियमावली के अध्याय जिसके शत- प्रतिशत पदों पर इस नियमावली 
- 3 में विहित प्रक्रियानुसार सीधी भर्ती द्वारा के अध्याय -3 में विहित प्रक्रियानुसार सीधी 
नियुक्ति की जाएगी । 

भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाएगी । 


( ii ) उक्त नियुक्ति की अनुशंसा हेतु सक्षम 
प्राधिकार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग | 
होगा । 


(iii) झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति 
नियमावली ( पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 
2014 ( यथा संशोधित ) में शारीरिक जाँच, माप 
एवं चिकित्सकीय जाँच के संबंध में अंकित 
प्रावधान तथा इस विषय वस्तु के संबंध में 
समय -समय पर किये जानेवाले संशोधन 
झारखण्ड उत्पाद सिपाही सम्वर्ग (भर्ती एवं 
सेवा शर्ते) ( संशोधन ) नियमावली, 2016 में भी 
प्रभावी होगें । 


नियम-7 सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया - 


| सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया - 


(i) नियुक्ति प्राधिकारी पंचांग वर्ष की पहली 
(i) नियुक्ति प्राधिकारी पंचांग वर्ष की पहली जनवरी की तिथि को आरक्षणवार रिक्तियों 
जनवरी की तिथि को आरक्षणवार रिक्तियों की की गणना कर, झारखण्ड कर्मचारी चयन 
गणना कर, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को आयोग को कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
संसूचित करेगा । 

राजभाषा विभाग के माध्यम से संसूचित 
करेगा । 


(ii ) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग उत्पाद (ii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग उत्पाद 
सिपाहियों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का सिपाहियों की भर्ती हेतु प्रारम्भिक एवं मुख्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 अगस्त , 2016 


आयोजन करेगा | लिखित परीक्षा का आयोजन , परीक्षा का आयोजन करेगा । प्रारम्भिक एवं 
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति मुख्य परीक्षा का आयोजन , झारखण्ड कर्मचारी 
प्रकाशित कर उत्पाद सिपाही हेतु निर्धारित चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर 
शारीरिक माप, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि अर्हता उत्पाद सिपाही हेतु निर्धारित शारीरिक माप , 
तय करते हुए आवेदन आमंत्रित करेगा | शैक्षणिक योग्यता इत्यादि अर्हता तय करते 

हुए आवेदन आमंत्रित करेगा । 


(iii) लिखित परीक्षा में मुख्यतः मैट्रिक के (iii) प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन 
विभिन्न विषयों से संबंधित सामान्य ज्ञान , झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 
समसामयिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान , ( मैट्रिक/दसवीं स्तर)नियमावली, 2015 
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान एवं सामान्य (अद्यतन यथा संशोधित तथा समय- समय पर 
हिन्दी के संबंध में वस्तुनिष्ट प्रश्नों के आधार संशोधित) में वर्णित प्रावधानान्तर्गत किया 
पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा । 

जाएगा । 


| (iv ) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग लिखित (iv ) चयन पर्षद् द्वारा शारीरिक जाँच एवं | 
परीक्षा के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा शारीरिक माप में योग्य तथा अयोग्य 
सूची प्रकाशित करेगा | मेधा सूची में कुल रिक्ति अभ्यर्थियों की सूची यथा समय आयोग को 
के अनुरूप परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा । 

उपलब्ध करायेगा । 


(v) लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची (v) प्रथम चरण में आयोग रिक्ति के तीन | 
प्राप्त होने पर आयुक्त उत्पाद शारीरिक माप एवं गुणा अभ्यर्थियों का , चयन पर्षद् के द्वारा , 
शारीरिक जाँच हेतु चयन पर्षद् का गठन करेगें । शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्पन्न करायेगी तथा 
चयन पर्षद् के द्वारा शारीरिक माप एवं शारीरिक रिक्ति रह जाने की स्थिति में अपेक्षित संख्या 
जाँच के उपरान्त योग्य उम्मीदवारों की सेवा में में पुनः नीचे के मेधा क्रम से ऐसी दक्षता 
नियुक्ति हेतु चयन किया जाएगा । 

| परीक्षा करा सकेगा । 


( vi) झारखण्ड उत्पाद सिपाही सम्वर्ग (भर्ती 
एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2013 के साथ- साथ 
आयोग अपनी नियमावली यथा झारखण्ड 
कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( मैट्रिक/दसवीं 
स्तर ) नियमावली, 2015 (अद्यतन यथा 
संशोधित एवं समय- समय पर संशोधित ) एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 अगस्त , 2016 


राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, 2014 के 
अनुसार परीक्षा का संचालन कर सकेगी । 


( vii) सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया को पूर्णतः स्वच्छ , 
| निष्पक्ष एवं दोष रहित तथा पारदर्शी रूप से 

सम्पन्न कराने के निमित्त आयोग पारदर्शी 
नियुक्ति प्रक्रिया (Tranparant Recruitment 
process ) के तहत अपने स्तर से यथोचित 
व्यवस्था निर्धारित कर सकेगा । 


(viii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग लिखित 
एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर 
मेधा सूची तैयार करेगा | मेधा सूची में कुल 
रिक्ति के अनुरूप आरक्षण कोटिवार | 
परीक्षाफल प्रकाशित करेगा । 


नियम- 8 


चयन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगा - विलोपित | 


1 - चयन पर्षद् में गृह विभाग, झारखण्ड , राँची के 

द्वारा नामित कम - से-कम पुलिस उपाधीक्षक 
पंक्ति के पदाधिकारी रहेगें । 


2- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के 
प्रतिनिधि जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक 
पदाधिकारी जिन्हें गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के 
द्वारा नामित किया जाएगा | 


3- कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित 
जिला कल्याण पदाधिकारी जो आरक्षण से 
संबंधित नियमों/ अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित 
करायेंगे । 


4- अधीक्षक उत्पाद/ सहायक आयुक्त उत्पाद / 
उपायुक्त उत्पाद स्तर के दो उत्पाद पदाधिकारी 
जिन्हें आयुक्त उत्पाद के द्वारा नामित किया 
जाएगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 अगस्त , 2016 
आयुक्त उत्पाद के द्वारा नामित इन दोनों 
उत्पाद पदाधिकारियों के द्वारा शारीरिक जाँच से 
संबंधित परीक्षा के आयोजन में गृह विभाग, 
झारखण्ड एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 
झारखण्ड के बीच समन्वय स्थापित करेगें एवं 
चयन प्रक्रिया को सफल एवं स्वच्छतापूर्वक 
सम्पन्न करायेंगे । 


चयन पर्षद् हेतु नामित पदाधिकारी में से 
वरीयतम पदाधिकारी शारीरिक जाँच हेतु चयन 
पर्षद् के अध्यक्ष होगें । 


नियम- 10 सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएँ। अर्हताएँ- 


सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएँ। अर्हताएँ 


(i) शैक्षणिक योग्यता- इस संवर्ग में उत्पाद (i) शैक्षणिक योग्यता - इस संवर्ग में उत्पाद 
सिपाही के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सिपाही के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 
लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक 
भारत के अन्दर मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक योग्यता भारत के अन्दर मान्यता प्राप्त बोर्ड 
की परीक्षा उर्तीण होना होगा | 

से मैट्रिक की परीक्षा उर्तीण होना होगा । 


( ii ) उम्र -उत्पाद सिपाही के पद पर सीधी (ii ) उम्र -उत्पाद सिपाही के पद पर सीधी 
नियुक्ति हेतू उम्मीदवारों की आयु सीमा निम्न नियुक्ति हेतू उम्मीदवारों की आयु सीमा 
प्रकार होगी: 

निम्न प्रकार होगी: 


( क ) सामान्य जाति ( अनारक्षित) - 18 वर्ष से 25 ( क) सामान्य जाति ( अनारक्षित ) - 18 वर्ष से 
वर्ष तक 

25 वर्ष तक 


( ख) पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -18 वर्ष से ( ख ) पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -18 वर्ष | 
27 वर्ष तक 

| से 27 वर्ष तक 


( ग) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति - 18 ( ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति - | 
वर्ष से 30 वर्ष तक 

18 वर्ष से 30 वर्ष तक 


( पुरूष एवं महिला ) 


( पुरूष एवं महिला) 


( घ) महिला ( अना०/पि०वर्ग/ अत्यन्त पि0 वर्ग)- (घ) महिला ( अना०/पि०वर्ग/अत्यन्त पि० वर्ग) 
18 वर्ष से 28 वर्ष तक 

18 वर्ष से 28 वर्ष तक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 1 अगस्त , 2016 


| उम्र की गणना हेतु कट - ऑफ - डेट अधियाचना 
वर्ष की 1ली अगस्त होगी । 


रिक योग्यता - 

(iii) शारीरिक योग्यता - 
( अ) उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु ( अ) उत्पाद सिपाही के पद पर नियक्ति हेत | 
इच्छुक उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना शारीरिक , 

| शारीरिक माप एवं शारीरिक जाँच परीक्षा 
की माप निम्न प्रकार होगी । 

झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 
ऊँचाई सीना का माप ( पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति ), 2014 में 

| वर्णित प्रावधान ( यथा अद्यतन संशोधित) के 
( क ) सामान्य जाति - 160 से०मी० 81 से०मी० | 

अनुसार की जाएगी । 
( ख) पिछड़ा वर्ग/ 


अत्यन्त पिछड़ा वर्ग - 160 से॰मी॰ 81 से०मी० 


( ग) अनुसूचित जाति 


अनुसूचित जनजाति - 155 से०मी० 79 से०मी० 


( घ ) महिला- 148 से०मी० माप नहीं किया 
जायेगा । 


( ब) उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु 
इच्छुक उम्मीदवारों को दौड़ , ऊंची कूद लम्बी कूद 
एवं गोला फेंक में निम्न प्रकार से निर्धारित 
न्युनतम योग्यता रखनी होगी । 


( क ) दौड़ -1 मील की दौड़ निर्धारित न्यूनतम 
समय में या उसके अन्दर पुरा करना होगा । 


न्यूनतम समय 


पुरूषों के लिये 


06 मिनट तक 


महिलाओं के लिये - 
( ख) ऊँची कूद . 


10 मिनट तक 
ऊँचाई 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 अगस्त , 2016 
पुरूषों के लिये - न्यूनतम 04 फीट 


महिलाओं के लिये - 


न्यूनतम 03 फीट 


दूरी 


( ग) लम्बी कूद - 
पुरुषों के लिये . न्यूनतम 12 फीट 
महिलाओं के लिये - न्यूनतम 09 फीट 
( घ) गोला फेंक - दूरी 
पुरूषों के लिये( 16 पौण्ड का )- न्यूनतम 16 फीट 


महिलाओं के लिये (10पौण्ड का )-न्यूनतम 10 
फीट 


नियम- 11 | शारीरिक माप के सम्बन्ध में अपील 


विलोपित 


यदि कोई उम्मीदवार अपने सीना की माप एवं 
उँचाई की माप से संतुष्ट नहीं हो तब वह अपनी 
जाँच के उपरान्त उसी दिन समिति के अध्यक्ष 
को अपना लिखित आवेदन देगा । समिति के 
अध्यक्ष उसी समय समिति के सभी सदस्यों के 
समक्ष वैसे उम्मीदवार की पुनः नापी करेंगे और 
यदि कोई त्रुटि हुई हो , तब उसका सुधार तत्काल 
करेंगे एवं उम्मीदवार को तदनुसार अवगत करा 
| देंगे । इसके बावजूद यदि वह उम्मीदवार पुनः 
मापी से भी संतुष्ट नहीं हो तब वह जाँच समाप्त 
होने के तीन दिनों के अन्दर आयुक्त उत्पाद के 
पास अपील करेगा । आयुक्त उत्पाद उस 
उम्मीदवार की मापी लेंगे एवं तद्नुसार निर्णय 
लेंगे एवं संबंधित अध्यक्ष को लिये गये निर्णय से 
अवगत करायेंगे | आयुक्त उत्पाद द्वारा की गई 
मापी अंतिम होगी । इसके उपरान्त कोई अपील 

य नहीं होगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 1 अगस्त , 2016 
नियम-12 चिकित्सीय परीक्षण - नियुक्ति के पूर्व सफल नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के 

चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की स्वास्थ्य की जाँच झारखण्ड राज्य पुलिस 
जायेगी एवं अभ्यर्थियों को योग्य पाये जाने पर नियुक्ति नियमावली( पुलिस सेवा के लिए भर्ती 
ही नियुक्त किया जायेगा । 

पद्धति ), 2014 में वर्णित प्रावधान ( यथा 
अद्यतन संशोधित ) के अनुसार की जाएगी 
एवं अभ्यर्थियों को योग्य पाये जाने पर ही 
नियुक्त किया जाएगा । 


नियम - 13 सेवा में चयन हेतु मेधा सूची - इस नियमावली सेवा में चयन हेतु मेधा सूची - 
के नियम -10 एवं 11 के अनुसार शारीरिक माप 

इस नियमावली के अनुसार चयन पर्षद् द्वारा 
एवं शारीरिक जाँच परीक्षा के आधार पर चयन 

योग्य घोषित अभ्यर्थियों के आधार पर 
पर्षद् आरक्षणवार रिक्तियों के विरूद्ध मेधा सूची 

आयोग द्वारा मेधा सूची तैयार कर उतनी 
तैयार कर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की 

| संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति 
अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा जितनी 

| प्राधिकारी को भेजेगा जितनी संख्या में 
संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हो । 

| रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हो । 


2- 
3 


अधिसूचना संख्या-1225 दिनांक 8 जून , 2013 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी । 
एतदर्थ प्रस्ताव दिनांक 12 जुलाई, 2016 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक ( मद संख्या-18) में 
अनुमोदित है । 
यह अधिसूचना झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 


4- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह0/ -( अस्पष्ट ), 

सचिव , 
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 615 - 50 | 


